निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 904 ) पटना, मंगलवार , 3 अक्तूबर 2017 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( चकबंदी निदेशालय ) 


संशोधित अधिसूचना 

5 सितम्बर 2017 
सं० 12 / चक0 - विविध - 09 - 03 / 2015 - 628 / चक0 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ( चकबंदी निदेशालय ), 
बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 363 / चक0 दिनांक 06 .06. 2017 के द्वारा चकबंदी योजनान्तर्गत असक्रिय जिलों में 
मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट अंचल का नाम लिपकीय भूलवश छूट गया था । 

___ अतएव उपरोक्त अधिसूचना में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट अंचल को चकबंदी अधिनियम की धारा 5 (1) के 
उपबंधों के अधीन दिनांक 15. 03 .2004 से प्रभावी मानते हुए अगले आदेश तक भू - अंतरण परमिशन से छूट दिया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संयुक्त निदेशक, 
चकबंदी ( मु० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 904-571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


